रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


Cin 


SAX 


EYET 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शनिवार , अगस्त 18 , 2018 / श्रावण 27 , 1940 
NEW DELHI, SATURDAY , AUGUST 18 , 2018 /SHRAVANA 27, 1940 


सं . 3214] 
No. 3214 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 14 अगस्त , 2018 


का . आ . 4016( अ). केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन 
और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . १८६९ (अ) तारीख ०९ मई २०१८ जो भारत के राजपत्र, असाधारण , 
भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के देवास जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ३ के 
कि . मी . 557. 331 से कि . मी .566 . 45 (ब्यावरा - देवास सेक्शन ) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण ( चौड़ा करने | चार लेन का 
बनाने , आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने 
के अपने आशय की घोषणा की थी ; 
और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा ( 3) के अधीन तारीख "१६ मई २०१८ " को 
" पत्रिका" और " फ्री प्रेस" दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 
और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 
और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे 
दी है ; 
अतः अब, केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपार्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा 
( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के 
लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


4816 GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3( ii )] 


और अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से 
केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 
मध्य प्रदेश राज्य के देवास जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ३ के कि . मी . 557. 331 से कि . मी .566. 45 (ब्यावरा - देवास 

सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण। 


भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


राज्य का नाम: मध्य प्रदेश जिले का नाम : देवास 
क्रमिक सर्वेक्षण संख्या भूमि का भूमि की भूमि का 
संख्या || प्रकार | प्रकृती क्षेत्रफल 

( हेक्टरमें ) 
2 | 3 
तालुक का नाम : देवास 


गांव का नाम : बिलवाली 


167 / 2 / 1 


निजी 


परिवर्तित ||0.14 


मेसर्स इंडियन ऑइल कॉर्पो., प्रा . लि . भारत सरकार 
का उपक्रम द्वारा श्री महीम गोधा पिता श्री पी . सी . 
गोधा (१६७ / २ / १ ) 


गांव का नाम: जसोड़गढ़ 
103/1 + 103/ 1/ 2 

निजी | सिंचित 
Part 


112 निजी सिंचित 0.075 


075 


कविताबाई पति निर्मल आहूजा नि . इन्दौर 
(103/1 + 103/1/ २ पै.) 


गांव का नाम : सिया 


194 1 Part 


सिंचित 


0 . 003 


194 / 1Part 


निजी 


पडत 


डत 


0. 003 


| 194 / 1 Part 


निजी पडत 


0 . 003 


|| गजराज सिंह पिता अंतरसिंह 
|(१९४ / १ पै.) 
| भारतसिंह पिता अंतरसिंह 
( १९४ / १ पै.) 
| लोकेन्द्रसिंह पिता कमलसिंह 
|(१९४ / १ पै.) 
बापूसिंह पिता अंतरसिंह 
( १९४ / २ ) 
भंवरसिंह, भूपेन्द्रसिंह, राजपाल सिंह पिता देवीसिंह 
( १९४ | ३ ) 

राजेंद्र सिंह, पोपसिंह, शेतानसिंह, भूपेंद्र सिंह पिता 
|विक्रमसिंह 
||( १९४ / ४) 


6 


|| 194 / 2 


निजी 


परिवर्तित । 0.003 


194 / 3 


निजी 
निजी 


परिवर्तित || 0. 003 


194 / 4 


|निजी 


पडत 


||0.005 


[ भाग II - खण्ड 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


| 194 / 5 


||निजी 


परिवर्तित 


| 0. 003 


| लक्ष्मनसिंह पिता अंतरसिंह राजपूत 
॥( १९४ / ५ ) 
लीलाबाई पत्नी भेरुलाल 
( ४५२ / १ / १ / १ पै . ) 


| 452 / 1 / 1 / 1 
Part 


निजी 


पडत 


| 0.024 


452 / 1 / 2 / 1 
Part 


निजी 


पडत 


0. 011 


सरस्वती पत्नी बद्रीलाल कुमावत 
( ४५२ / १ / २ / १ पै.) 


12 


॥452 / 10 Part 


निजी 


सिंचित 


|| 0.026 


452 12 /1 Part 


0 . 075 


| रमेश, जगदीश , नारायण पिता आशाराम व अन्य 
( ४५२ / १० पै.) 
रमेश , जगदीश , नारायण पिता आशाराम व अन्य 
( ४५२ / २ / १ पै. ) 
अय्यूब शेख पिता ईदूशेख 
( ४५२ / ३ / १ / १ पै.) 


452 / 3 / 1 / 1 


निजी सिंचित 


| 0. 01 


Part 


452 / 3 / 1 / 2 


| निजी 


सिंचित 


0.016 


|फ़िरोज़ शेख पिता मुश्ताक शेख 
( ४५२ / ३ / १ / २ पै.) 


Part 


16 || 452 3/ 3 Part निजी सिंचित 


0. 016 


17 


||452 1 4 / 2 Part ||निजी 


सिंचित 


| 0.015 


संजय पिता श्रीराम कुमावत 
( ४५२ / ३ / ३ पै. ) 
| सुनील पिता हीरालाल 
( ४५२ / ४ / २ पै.) 
संजय पिता रामेश्वर कुमावत 
( ४५२ / ४ / ३ पै.) 


18 


|| 452 / 4 1 3 Part निजी 


सिंचित 


0.031 


452 / 9 / 2 Part |निजी 


सिंचित 


|| 0.046 


संजय पिता रामेश्वर कुमावत 
( ४५२ / ९ / २ पै. ) 


| 453 / 1 / 1 / 1 
Part 


||निजी सिंचित 


||0.02 


21 


| 453 / 1 / 2 / 1 


निजी 


सिंचित 


0.02 


रामेश्वर पिता चम्पालाल 
( ४५३ / १ / १ / १ पै.) 
तेजुबाई पिता भागीरथ 
( ४५३ / १ / २ / १ ) 
|रमेश, जगदीश, नारायण पिता आशाराम व अन्य 
(४५३ / २ / १ पै.) 
रऊप , शकूर, सलीम पिता करीम खातून बी विधवा 
रजाक 
( ४७७ / ८४९ / १ ) 


22 


|| 453 / 2 / 1 Part निजी 


सिंचित 


0. 01 


23 


|| 477 / 849 /1 


निजी 


पडत 


0.036 


24477 / 869 Part निजी 


पडत 


||0.02 


रऊप , शकूर, सलीम पिता करीम खातून बी विधवा 
रजाक , शेहजाद खा , युनुस खा , जाकिर खा , रुकसाना 
बी पिता अब्दुल रजाक 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii)] 


25 


|| 543 / 1 Part 


निजी 


पडत 


0.02 


( ४७७ / ८६९ पै.) 
बेबीबाई विधवा ईदू खां , अकरम शैख, असलम शैख , 
अय्यूब शैख़ पिता ईदू खां , रुस्तम खां पिता 
नूरमोहम्मद खां 
( ५४३ / १ पै.) 
हमीदा बी पत्नी रजाक 
(५४५ / ८४५ / २ / १ ) 


26545 / 845 / 2 / 1 ||निजी 


पडत 


0.004 


27 


69 Min 2 Part 


निजी 


पडत 


0. 003 


संतोष पिता गणपतनाथ कब्ज़ा मोहम्मद जुनेद पिता 
गफ्फार शैख 
( ६९ मिन २ पै .) 


28 


69 Min 3 


निजी 


परिवर्तित ||0.01 


श्रीरामदास, सीतारामदास, रामस्वरूपदास , 
राजेन्द्रदास , शैलेंद्रदास , अशोकदास पिता 
रामचरणदास बैरागी 
(६९ मिन ३ ) 
सायरबाई पत्नी स्व : देवीसिंह, सीताबाई, मीराबाई, 
|तेजुबाई पिता देवीसिंह राजपूत – कब्ज़ा रफ़ीक शैख़ 
पिता अल्लाबेली 
( ७० पै. ) 


170 Part 


निजी 


पडत 


0. 005 


30 


|| 70 Part 


निजी 


पडत 


0.003 


| सायरबाई पत्नी स्वः देवीसिंह, सीताबाई, मीराबाई, 
तेजुबाई पिता देवीसिंह राजपूत - कब्ज़ा जुबैद पिता 
जब्बार शैख़ 
( ७० पै.) 


70 Part 


निजी 


पडत 


0. 003 


सायरबाई पत्नी स्व : देवीसिंह, सीताबाई, मीराबाई , 
| तेजुबाई पिता देवीसिंह राजपूत – कब्ज़ा हेमंत पिता 
बाबूलाल 
( ७० पै.) 


कुल 


0.6620 


[ फा . सं . NHAI/ PIU /GUNA/ 2011/ 3D2] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 14th August, 2018 


S. 0 . 4016( E). - Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways, S .O . No. 1869, dated 09th May , 2018 , published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II , Section 3 , 
Sub - section (ii) issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter 
referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule 


[ TT II - OUS 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


annexed to the said notification for building (widening/four-laning , etc.), maintenance, management and operation 
of NH - 3 on the stretch of land from Km 557 .331 to Km 566 .45 ( Biaora -Dewas Section ) in the district of DEWAS in the 
state of MADHYA PRADESH 


And whereas the substance of the said notification has been published in “ Patrika” and “ Free Press” both dated 
16th May, 2018 ; under sub -section (3 ) of section 3A of the said Act ; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent 
Authority; 


And whereas , in pursuance of sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the CentralGovernment; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred 
by the sub - section ( 1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in 
the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further , in pursuance of sub -section ( 2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the CentralGovernment, free from all encumbrances. 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the NH3 in the stretch of 
land from Km 557. 331 to Km 566 .45 (Biaora - Dewas Section ) in the district of DEWAS in the state ofMADHYA 
PRADESH 


State :MADHYA PRADESH 


District : DEWAS 


Sr . 
NO . | 


Survey 
Number 


| Type of Nature of Area in 
|| Land | Land | Hectre 
| 3 | 4 5 


Name of the Land Owner / Intrested Person 

Part Survey No: 


Taluk : Dewas 


Viilage : Bilwali 


167 / 2 / 1 


Private 


Diverted 


|0 .14 


M /s Indian Oil Corp ., Pvt. Ltd ., Initiate by Govt. of 
India , Shri Mahim Godha S /o Shri P .C . Godha 
167 / 2 / 1 


Viilage : Jasodgarh 


103 / 1 + 103/ 1 /2 
Part 


||Private 


Irrigated 


0 .075 


Kavitabai W /o Nirmal Ahuja Res. Indore 
103/1 + 103 / 1/ 2 Part 


Viilage: Siya 


194 1 Part 


Private 


|| Irrigated 


110 .003 


Gajraj Singh S /o Antarsingh 
194 1 Part 


1 


194 / 1 Part 


Private 


Padat 


0 . 003 


Bharatsingh S /o Antarsingh 
194 / 1 Part 


194 / 1 Part 


Private 


Padat 


0 . 003 


Lokendrasingh S / o Kamalsingh 
194 / 1 Part 


194 / 2 


Private 


Diverted 


0 .003 


Bapusingh S /o Antarsingh 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3(ii)] 


194 / 2 


194 / 3 


Private 


Diverted 


|| 0 .003 


Bhanwarsingh , Bhupendrasingh , Rajpal Singh S /o 
Devisingh 
194 / 3 


8 


194 / 4 


Private 


Padat 


0 .005 


Rajendra singh , Popsingh , Shetansingh , Bhupendra 
Singh S / o Vikramsingh 
194 / 4 


194 / 5 


Private 


Diverted 


0 .003 


Lakshmansingh S /o Antarsingh Rajput 
194 / 5 


452 / 1 / 1 / 1 
Part 


Private 


Padat 


0 .024 


Leelabai W / o Bherulal 
452 / 1 / 1 / 1 Part 


452 / 1 / 2 / 1 


Private 


Padat 


0 .011 


Saraswati W /o Badrilal Kumawat 
452 / 1 / 2 / 1 Part 


Part 


452 / 10 Part 


Private 


Irrigated 


10 .026 


Ramesh , Jagdish , Narayan S /o Asharam & others 
452 / 10 Part 


|452 / 2 /1 Part 


| Private 


Irrigated 


| 0 .075 


Ramesh , Jagdish , Narayan S /o Asharam & others 
452 / 2 /1 Part 


452 / 3 / 1 / 1 


Private 


Irrigated 


|| 0 . 01 


Ayub Shekh S /o Idu Shekh 
452 / 3 / 1 / 1 Part 


Part 


452 / 3 / 1 / 2 
Part 


Private 


| Irrigated 


||0.016 


Firoz Shekh S /o Mushtaq Shekh 
452 / 3 / 1 / 2 Part 


16 


||452 / 3 / 3 Part ||Private 


||Irrigated 


0.016 


Sanjay S /o Shriram Kumawat 
452 / 3 / 3 Part 


||452 / 4 / 2 Part 


| Private 


Irrigated 


|| 0 .015 


Sunil S /o Hiralal 
452 / 4 / 2 Part 


18 


|| 452 / 4 / 3 Part 


Private 


Irrigated 


||0.031 


Sanjay S /o Rameshwar Kumawat 
452 / 4 / 3 Part 


19 


452 / 9 / 2 Part || Private 


Irrigated 


||0 .046 


Sanjay S /o Rameshwar Kumawat 
452 / 9 / 2 Part 


453 / 1 / 1 / 1 
Part 


Private 


|| Irrigated 


10 .02 


Rameshwar S /o Champalal 
453 / 1 / 1 / 1 Part 


||453 / 1 /2 / 1 


Private 


||Irrigated 


Irrigated 


||0.02 


Tejubai D /o Bhagirath 
453 / 1 / 2 / 1 


22 


||453 /2 / 1 Part 


Private 


Irrigated 


0 .01 


Ramesh , Jagdish , Narayan S / o Asharam & others 
453 / 2 / 1 Part 


|| 477 / 849 / 1 


Private 


Padat 


0 .036 


Raup, Shakur, Salim S /o Karim Khatun B widow 
Razak 
477 / 849 / 1 


| 24 


477 / 869 Part | Private 


Padat 


10.02 


Raup , Shakur, Salim S /o Karim Khatun B widow 
Razak , Shehjad Kha, Yunus Kha , Jakir Kha , Ruksana 
B S /o Abdul Rajak 
477 / 869 Part 


25 


1543 / 1 Part 


Private 


Padat 


0 .02 


Babybai Widow Idu Kha, Akram Shaikh , Aslam 
Shaikh, Ayyub Shaikh S /o Idu Kha, Rustam Kha S /o 
Noormohammad Kha 
543 / 1 Part 


|| 545 / 845 72 / 1 | Private 


Padat 


0 . 004 


Hamida B W /o Razak 
545 / 845 / 2 / 1 


[ TT II - qus 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


169 Min 2 Part 


|| Private 


Padat 


0 .003 


Santosh S /o Ganpatnath Occupied by Mohammad 
Zuned S /o Gaffar Shaikh 
69 Min 2 Part 


28 


169 Min 3 


Private 


Diverted 


||0.01 


Shriramdas, Sitaramdas , Ramswarupdas , Rajendradas, 
Shailendradas, Ashokdas S /o Ramcharandas Bairagi 
69 Min 3 
Sayarbai W /o Late Devisingh , Sitabai,Meerabai, 
Tejubai S/o Devisingh Rajput - Occupied by Rafiq 
Shaikh S /o Allabeli 
70 Part 


29 


| 70 Part 


Private 


Padat 


0 .005 


30 


70 Part 


Private 


Padat 


0 .003 


Sayarbai W /o Late Devisingh , Sitabai ,Meerabai, 
Tejubai S/o Devisingh Rajput - Occupied by 
Mohammad S /o Jabbar Shaikh 
70 Part 


31 


| 70 Part 


Private 


Padat 


||0 .003 


Sayarbai W /o Late Devisingh , Sitabai, Meerabai, 
Tejubai S /o Devisingh Rajput - Occupied by Hemant 
S /o Babulal 
70 Part 


TOTAL 


0 .6620 


[F .No. NHAI/PIU /GUNA /2011/ 3D2 ] 


RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . AI 


ALC 


Digitally signed 
by ALOK KUMAR 
Date : 2018 .08 .24 


KUMAR 13:39:54 + 05 30 


